सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

26 आश्विन 1936 ( श०) 
संख्या 528 राँची , शनिवार 

18 अक्टूबर , 2014 ( ई० ) 


कृषि एवं गन्ना विकास विभाग 


अधिसूचना 
18 अक्टूबर, 2014 


संख्या -3/ कृषि बिरसा कृ0वि0वि0 विविध -14/13- 3025--कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग , 
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित UGC 
Regulation Act- 2010 की सेवाशर्त के अनुरूप बिरसा कृषि विश्वविद्यालय , रांची के शिक्षकों की सेवा 
निवृति को 62 वर्ष से बढ़ा कर 65 वर्ष करने के विषय पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य मंत्रिपरिषद की 
दिनांक -08 .05. 14 को संपन्न बैठक के मद सं0- 11 में लिए गए निर्णय के आलोक में झारखण्ड सरकार 
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय परिनियम के अनुच्छेद 13. 3 ( 2) को निम्नांकित रूप से संशोधित करती 


" Each employee of the University (Birsa Agriculture University , Ranchi) shall retire on 
superannuation on attaining the age of 60 years except the teachers who are engaged in class room 
teaching and being in UGC /ICAR pay scale will retire on superannuation on completing the age of 65 
years and there after no further extension of service shall be given to teacher. 

The benefit of new service conditions ( as 65 age for superannuation of teaching cadres 
employee) will be only for those who have been duly appointed under UGC / ICAR standards against the 
posts sanctioned by the competent authority .” 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शनिवार, 18 अक्टूबर , 2014 
यह संशोधन वैसे शिक्षकों पर लागू नहीं होगा, जो सेवा विस्तार/ पुर्ननियोजन के आधार पर 
कार्यरत है । 
Jr. statistician/Technical Officer आदि इस श्रेणी में आच्छादित नहीं होंगे तथा KVK के कर्मी इसके 
तहत लाभांवित नहीं होंगे । 
इसमें माननीय कुलाधिपति की सहमति प्राप्त है । 
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय परिनियम की शेष अन्य कंडिकाएँ यथावत रहेंगी । 
इस संदर्भ में पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना सं0- 115 / सं0सं0 को0 दिनांक -31.07. 05 को 
एतद्वारा संशोधित किया जाता है । 
यह संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है । 


6. 


7. 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

विष्णु कुमार, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित, 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 528 – 50 


